69 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JAN. 25, 2011 ( MAGH. 5, 1932 SAKA) 


पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग 

दिनांक 19 जनवरी, 2011 
संख्या 12/ 99-91- पुरा०1179.- पंजाब प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 
का पंजाब अधिनियम 20). की धारा 4 की उपधारा ( 3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, पुरातत्व तथा संग्रहालय 
विभाग, अधिसूचना संख्या 12/99-91-पुरा ०/ 3719-24 , दिनांक 16 दिसम्बर, 2009 के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा , नीचे 
दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारकों को संरक्षित संस्मारक के रूप में तथा उक्त अनुसूची के खाना 
2,3,4,5, और 6 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थल और अवशेषों को सुरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं : -- 

अनुसूची 
प्राचीन तथा गांव/तहसील जिले का नाम राजस्व किला 

क्षेत्र स्वामित्व 

विशेष कथन 
ऐतिहासिक 

संख्या जिसको 
संस्मारक 

संरक्षण में लिया 
का नाम 

जाना है । 


का नाम 


। 


। 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


-- 


किला संख्या 


एकड़ कनाल भरला 


प्राचीन बौद्ध 


कुरुक्षेत्र 


41 


3 


गांव दरा खेड़ा 
तहसील थानेसर 


28 


स्तूप थानेसर 


26 


कुरुक्षेत्र संस्कृत ये कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में 
विश्वविद्यालय , कुषाण काल का प्राचीनतम 
कुरुक्षेत्र बौद्ध स्तूप तथा मठ 

विषयक कम्पलैक्स है । 


2 


कुल योग 


3 2 


8 


विजय वर्धन , 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, चण्डीगढ़ । 


ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS DEPARTMENT 

The 19th January, 2011 
No. 12/ 99-91 - Pura./ 179.--In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 3) of Section 4 of the Punjab 
Ancient and HistoricalMonuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964 ), and with 
reference to Haryana Government , Archaelogy and Museums Department , Notification No. 12/ 99-91 - Pura./3719-24 
dated the 16th December, 2009 , the Governor ofHaryana hereby declares the ancient and historicalmonument specified 
in column 1 of the Schedule given below to be protected monument and archaelogical sites and remains specified in 
column 2,3,4,5 and 6 of said Schedule to be protected area : -- 

Schedule 


Area 


Ownership 


Remarks 


Nameof 
Ancient 
and 
Historical 
Monument 


Name of 
Village/ 
T chsil 


Name of 
District 


Revenue 
Killa number 
to be included 
under protection 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Kurukshetra 


Acre Kanal Marla 

3 - 2 - 8 


Ancicnt 
Buddhist 
Stupa , 
Thanesar 


Village 
Drakhera , 
Tehsil 
Thanesar 


41 
26 
2 
Total 


Kurukshetra 
Sanskrit 
University , 
Kurukshetra 


This is the most 
Ancient Stupa and 
Monastic Complex 
in the Kurukshetra 
region of the 
Kushan period. 


3 


2 


8 


VIJAI VARDHAN , 
Financial Commissioner & Principal Secretary to Government, 

Haryana , Archaeology and Museums Department. 


